“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के पंजीयन क्रमांक 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण “छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/ 203-205. 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-200I.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 466] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2022 — श्रावण 5, शक 944 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2022 


क्र. 02/चार » राष्ट्रपति /“उप रा.पननिर्वा. / 2022 / 2585. — भारत के उप-राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना 
स्थल एवं समय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480 / 2022, दिनांक 27 
जुलाई, 2022 का एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है। 


हस्ता. /— 


(पी. दयानन्द) 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


93] 


932 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2022 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-440004 


नई दिल्‍ली, दिनांक 27 जुलाई, 2022 — श्रावण 5, 944 (शक) 
अधिसूचना 


संख्या 480 / 2022 :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 4974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत 
निर्वाचन आयोग 6 अगस्त, 2022 (शनिवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सायं 6:00 बजे का 
समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के मतों की गणना नई 
दिल्‍ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के कक्ष सं.--63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्‍ली में की जाएगी। 


आदेश से, 
Bea. / - 


(नरेन्द्र ना. बुटोलिया) 
वरिष्ठ प्रधान सचिव. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-000 


New Delhi, dated 27th July, 2022 — Shravana 5, 944 (Saka) 
NOTIFICATION 
No. 480/2022 :- In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 
974, the Election Commission of India hereby appoints the 6th August, 2022 (Saturday), as the day on which 


and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2022 
shall take place in the office of Returning Officer in Room No. 63, First Floor, Parliament House, New Delhi. 


By Order, 
Sd/- 


(Narendra N. Butolia) 
Senior Principal Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


